PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ., MAR, 17, 2009 (PHGN. 26, 1930 SAKA) 


राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा 


एस० सी ० ओ ० न ० 16-17, सैक्टर 20 - डी , 


चण्डीगढ़ 


दिनांक 9 मार्च, 2009 


- 


क्रमांक रा ० नि ० आ o/ 3- ई- III/ 2009/ 1575.- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उप धारा (4) का अनुसरण 
करते हुए तथा उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत ) कुरुक्षेत्र के पत्र क्रमांक 683/पंचायत, दिनांक 26 फरवरी, 2009 द्वारा किये गये 
अनुरोध अनुसार हरियाणा राज्यनिर्वाचन आयुक्त, एतद्द्वारा श्रीमती कान्ता देवी पत्नी श्री सुरेश जो कि पंचायत समिति, बाबैन , जिला कुरुक्षेत्र के 
लिए अध्यक्षा चुना गई है, का नाम अधिसूचित करते हैं और जिस व्यक्ति के स्थान पर यह चुनी गई है, उसकी शेष अवधि तक वह उस पद पर 
नियुक्त रहेगी । 


. 


चन्द्र सिंह , 


चण्डीगढ़ : 
दिनांक 06 मार्च, 2009 


राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा, 

चण्डीगढ़ । 


45445 - C.S.---- H.G.P., Chd . 


